पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 12 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च 2024--चैत्र 2, शक 1946 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 जनवरी 2024 


क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2.--राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. सी. SAR. VaR, भा.प्र.से. (2006), सचिव, सहकारिता विभाग को 
उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


2. श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. (2008), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, HST को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, पंचायत 
एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल 
विकास अधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


191 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


192 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 [ भाग 1 


3. श्री महादेव कावरे, भा.प्र.से. (2008), संचालक, कोष एवं लेखा को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, पेंशन का 
अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 
4. श्री डोमन सिंह, भा.प्र.से. (2009), विशेष सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर आयुक्त, बिलासपुर 


संभाग, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करते हुए अपर आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


5. श्री पदुम सिंह एल्मा, भा.प्र.से. (2010), विशेष सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ 
संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार 
सौंपता है. 


6. सुश्री पुष्पा साहू, भा.प्र.से. (2012 ), संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अति. प्रभार संयुक्त सचिव, वन विभाग, 
संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के पद पर पदस्थ करते हुए 
सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


Ze श्री आनंद कुमार मसीह, WIA. (2013), सचिव, छ.ग. पुलिस जवाबदेही प्राधिकार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त 
STH, वक्‍फ सर्वे के पद पर पदस्थ करता है. 


श्री आनंद कुमार मसीह, भा.प्र.से. द्वारा आयुक्त, वक्‍फ सर्वे का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा 
(वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत्‌ आयुक्त, वक्‍फ सर्वे के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ 
प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है. 


8. श्री ऋतुराज TAM, भा.प्र.से. (2014), संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त-सह-संचालक, 
स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ करता है. 


9, श्री अमृत विकास तोपनो, भा.प्र.से. (2014), संयुक्त सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग 
को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के पद्‌ पर पदस्थ करता है. 


श्री अमृत विकास तोपनो, भा.प्र.से. द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का कार्यभार ग्रहण करने 
के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य 
जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय 
पद के समकक्ष घोषित करता है. 


10. श्रीमती तुलिका प्रजापति, भा.प्र.से. (2016), संचालक, महिला एवं बाल विकास को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रोजेक्ट 
डायरेक्टर, चिराग परियोजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


11. श्री गोपाल वर्मा, भा.प्र.से. (2016), उप सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, छ.ग. राज्य सूचना आयोग 
के पद पर पदस्थ करता है. 


श्री गोपाल वर्मा, भा.प्र.से. द्वारा सचिव, छ.ग. राज्य सूचना आयोग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय 
प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत्‌ सचिव छ.ग. राज्य सूचना आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 फरवरी 2024 
क्रमांक ई 1-02/2024/एक-2.--राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2020 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों 


को आवंटन वर्ष से 04 वर्ष की सेवा, दिनांक 31-12-2023 को पूर्ण होने के उपरांत, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2016 के नियम 3(1)(8)(1) के 
अंतर्गत, दिनांक 01-01-2024 से सेवा के वरिष्ठ वेतनमान Pay Matrix Level-11 में नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 193 


पर्यन्त निम्नानुसार पदस्थ करता है :-- 
क्र. अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना 
(1) (2) (3) (4) 


श्री कुमार बिश्वरंजन, 
भा.प्र.से. (2020) 


श्री अभिषेक कुमार, 
भा.प्र.से. (2020) 


श्री प्रतीक जैन, 
भा.प्र.से. (2020) 


सुश्री सुरूचि सिंह, 
भा.प्र.से. (2020) 


श्री हेमंत रमेश नंदनवार, 
भा.प्र.से. (2020) 


सुश्री रोमा श्रीवास्तव, 
भा.प्र.से. (2020) 


सुश्री आकांक्षा शिक्षा खलखो 
भा.प्र.से. (2020) 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 
जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 
जिला पंचायत, जशपुर 


अपर SAH, वाणिज्यिक कर 


(जी.एस.टी.) 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 
जिला पंचायत, राजनांदगांव 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 
जिला पंचायत, बीजापुर 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 
जिला पंचायत, धमतरी 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 
जिला पंचायत, नारायणपुर 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 
जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 
जिला पंचायत, जशपुर 


अपर SAH, वाणिज्यिक कर 


(जी.एस.टी.) 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 
जिला पंचायत, राजनांदगांव 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 
जिला पंचायत, बीजापुर 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 
जिला पंचायत, धमतरी 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 
जिला पंचायत, नारायपुर 


2. श्री प्रतीक जैन, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के 
नियम-12 के ded अपर आयुक्‍त, वाणिज्यिक कर (जीएसटी ) के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ 
वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलप्रीत सिंह, सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जनवरी 2024 


क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2.--राज्य शासन USSR! St. कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2012), सचिव, लोक निर्माण विभाग तथा 
अतिरिक्त प्रभार सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ.ग. रोड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 
कार्पोरेशन (CGRIDC) का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


2 श्री यशवंत कुमार, AWA. (2007), संचालक, ग्रामोद्योग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड, प्रबंध 
संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को उनके वर्तमान कर्तव्यों के 
साथ-साथ सचिव, ग्रामोद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


3. श्री अबिनाश मिश्रा, भा.प्र.से. (2018), आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, 
स्मार्ट सिटी, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अन्वेष घृतलहरे, अवर सचिव. 


194 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 [ भाग 1 


गृह (पुलिस) विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 मार्च 2024 


क्रमांक एफ-1-46/2013/दो-गृह/भापुसे.--इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-12-2023 जिसके द्वारा डॉ. संजीव शुक्ला 
(भापुसे-2004) तत्का. पुलिस महानिरीक्षक (अ.अ.वि.), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. को दिनांक 04 मार्च 2024 से 15 मार्च 2024 
(कुल 12 दिवस) तक का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 02, 03, 16 एवं 17 मार्च 2024 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ लेने की स्वीकृति 
प्रदान करते हुए उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. सी. द्विवेदी ( भापुसे-2003), पुलिस महानिरीक्षक ( अअवि. ), पुलिस मुख्यालय, 
नवा रायपुर छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा गया था. 


राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये डॉ. संजीव शुक्ला ( भापुसे-2004 ), पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर 
रेंज, बिलासपुर छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अंकित कुमार गर्ग, (भापुसे-2004), पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, 
सरगुजा छ.ग. को उनके वर्तमान कार्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है. 


3. आदेश दिनांक 29-12-2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव. 


वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 फरवरी 2024 
क्रमांक एफ 1-03/2020/10- भा.व.से.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती अनिता नंदी, भा.व.से. (1991) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक 


(वन्यप्राणी ) छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, FAT रायपुर अटल नगर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद एवं वेतनमान 
(HAG+ : Level 16 in the Pay Matrix Rs. 2,05,400-2,24,400) में पदोन्नति प्रदान करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 फरवरी 2024 


क्रमांक एफ 1-08/2018/10- भा.व. से. -- राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय वन सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान प्राप्त उप वन संरक्षक 
संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 01-01-2024 से प्रवर श्रेणी वेतनमान (Selection Grade : Level 13 in the Pay Matrix Rs. 
1,23,100-2,15,900) में नियुक्त करता है. 


1: सुश्री विजया रात्रे (2011) (प्रोफार्मा पदोन्नति) 
2 सुश्री स्टायलो मंडावी (2011) 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
पुष्पा साहू, संयुक्त सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 195 


श्रम विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 मार्च 2024 


क्रमांक एफ 10-02/2012/16.--भारत सरकार, श्रम विभाग की अधिसूचना एस.आर.ओ. 372, दिनांक 26 फरवरी, 1952 तथा 
व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 (क्रमांक 16 सन्‌ 1926 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा आगामी 
आदेश पर्यन्त श्री एस.एस. पैकरा, उप श्रमायुक्त, कार्यालय FAH, छ.ग. नवा रायपुर, अटल नगर को ऐसे व्यवसाय संघों का जिनका उद्देश्य 
एक राज्य में सीमित नहीं है और जिनके मुख्यालय या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय छत्तीसगढ़ में स्थित है के लिये “रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन” नियुक्त 
करती है. 


No. 7 10-06/2012/16.—In exercise of the powers conferred by Government of India Labour Department 
Notification S.R.O. 372, date 26th February 1952, and section 3 of the Trade Union Act 1926 (No. 16 of 1926) the State 
Government, hereby appoints Shri S.S. Paikra, Dy. Labour Commissioner, Office of the Labour Commissioner, 
Chhattisgarh Nava Raipur, Atal Nagar as the “Registrar of Trade Unions” for such Trade Unions Whose objectives are 
not confirmed to a single State and their headquarters or registrered office is situated in Chhattisgarh till further orders. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 मार्च 2024 


क्रमांक एफ 10-02/2012/16.--छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन्‌ 1960) की धारा 5 की उपधारा (1) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा 
आगामी आदेश पर्यन्त श्री एस.एस. पैकरा, उप श्रमायुकत, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, FST रायपुर, अटल नगर को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 
“रजिस्ट्रार ऑफ रिप्रजेन्टेटिव्ह यूनियन” नियुक्त करता है. 


No. F 10-02/2012/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Chhattisgarh 
Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960) and in supersession of all previous notification on the subject the 
State Government hereby appoints Shri S. S. Paikra, Dy. Labour Commissioner, Office of the Labour Commissioner, 
Chhattisgarh Nava Raipur Atal Nagar as the “Registrar of Representative Unions” under the said Act till further 
orders. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 मार्च 2024 


क्रमांक एफ 10-02/2012/16.--व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 (क्रमांक 16 सन्‌ 1926) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 
प्रयोग में लाते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त श्री 
एस. एस. पैकरा, उप श्रमायुकत, कार्यालय FARA छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर को sad अधिनियम के अंतर्गत ऐसे कार्मिक संघों का 
जिनका उद्देश्य इस राज्य से सीमित है, के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का “रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन” नियुक्त करता है. 


No. F 10-02/2012/16.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Trade Union Act, 1926 (No. 16 
of 1926) and in supersession of the all previous notifications in this regard the State Govt. hereby appoints Shri S. S. 
Paikra, Dy. Labour Commissioner (Office of the Labour Commissioner, Chhattisgarh Nava Raipur Atal Nagar) as the 
“Registrar of Trade Unions” in the State of Chhattisgarh in relation to Trade Unions whose objects are confired to the 
State till further orders. 


196 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 [ भाग 1 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 मार्च 2024 


क्रमांक एफ 10-02/2012/16.--छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (क्रमांक 26 सन्‌ 1961) की 
धारा 3-ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन 
एतद्द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त श्री एस. एस. पैकरा, उप श्रमायुकत, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर को संपूर्ण छत्तीसगढ़ 
राज्य के लिए. “प्रमाणीकरण अधिकारी” नियुक्त करता है. 


No. F 10-02/2012/16.—In exercise of the powers conferred by section 3(a) of the Chhattisgarh Industrial 
Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No. 16 of 1961) and in supersession of the all previous notification on the 
subject, the State Government hereby appoints Shri S. S. Paikra, Dy. Labour Commissioner, Office of the Labour 
Commissioner, Chhattisgarh, Nava Raipur Atal Nagar as the “Certifying Officer” for whole of Chhattisgarh State till 
further orders. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 मार्च 2024 


क्रमांक एफ 11-7/2012/16.--छत्तीसगढ़, औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन्‌ 1960) की धारा 1 की उप-धारा (4) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
उद्योगों को लागू नहीं होंगे, तथापि उक्त लोप श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय के समक्ष या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष, इस अधिसूचना 
के जारी होने की तारीख पर या इसके पूर्व लंबित मामलों को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे मामलों को इस प्रकार निपटाया जाएगा या अग्रसर किया 
जाएगा, जैसे कि Het का लोप नहीं किया गया हो, अर्थात्‌ :-- 


अनुसूची 
स. क्र. उद्योगों के नाम 
(1) (2) 
1. कपड़ा, जिसमें सम्मिलित है, कपास, सिल्क, कृत्रिम सिल्क, स्टेपल फाइबर, Ye तथा कारपेट, 
2. लोहा एवं स्टील. 
3. विद्युत सामग्री. 
4. शक्कर एवं इसके उत्पाद, जिसमें :-- 


(1). शक्कर उत्पादन के साथ संलग्न कृषि भूमि, जिसमें गन्ना पैदा किया जाता है, एवं 
(2) समस्त कृषि एवं औद्योगिक कार्य, जो इस उत्पाद के लिए गन्ने की पैदावार से संबंधित हों, सम्मिलित 


है. 
5. सीमेंट. 
6. विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण. 
7. लोक वाहन यातायात. 
8. इंजीनियरिंग, जिसमें मोटरयान का विनिर्माण सम्मिलित है. 


9. tered. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 197 


(1) (2) 
10. पॉटरिज जिसमें सम्मिलित है रिफ्रेक्ट्री गुड्स, फायर ब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, स्टोनवेअर, 
पाईप्स, फर्नेस लाइनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सेरेमिक गुड्स. 
11. रसायन तथा रसायन उत्पाद उद्योग. 
12. एल्युमिनियम. 
13. चमड़ा तथा टेनरीज, जिसमें चमड़ा उत्पाद सम्मिलित है. 
14. कागज एवं स्ट्रा बोर्ड. 
15. 'फरमनटेशन उद्योग :-- 
(1). एल्कोहल 


(2) 'फरमनटेशन उद्योग के अन्य उत्पाद. 


16. दुग्ध उत्पाद का विनिर्माण तथा इसका वितरण. 


यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन को तारीख से प्रवृत्त होगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
राकेश साहू, अवर सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 मार्च 2024 


क्रमांक एफ 11-7/2012/16.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ 11-7/2012/16, दिनांक 14-3-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
राकेश साहू, अवर सचिव. 


Nava Raipur, Atal Nagar the 14 March 2024 


No. F 11-7/2012/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section(4) of Section 1 of the Chhattisgarh 
Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Government, hereby, directs that the provision of said Act 
shall not apply to the Industries specified in the Schedule below, however the said omission shall not affect the cases 
pending on or prior to the date of issue of this notification, before the Labour Court, Industrial Court or before 


198 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 [ भाग 1 


any other Court of Law and such cases shall be disposed of or proceeded with as such items had not been omitted, 


namely :— 


SCHEDULE 


Name of Industries 


(2) 


Textiles, including cotton, silk, artificial silk, staple fibre, jute and carpet. 
Iron and Steel. 

Electrical goods. 

Sugar and its by products, including :— 


(1) the growing of sugarcane on farms belonging to or attached to concern engaged 
in the manufacture of sugar, and 


(2) all agricultural and industrial operations connected with the growing of sugarcane 
or the said manufacture. 


Cement. 

Electricity generation, transmission and distribution. 
Public motor transport. 

Engineering including manufacture of Motor Vehicle. 
Starch. 


Potteries including refractory goods, fire bricks, sanitary wares, insulators, tiles, stone ware, 
pipes, furnace lining bricks and other ceramic goods. 


Chemical and chemical products industry. 
Aluminum. 

Leather and tanneries, including Leather Products. 
Paper and Straw Board. 

Fermentation Industries,— 

(1) Alcohol. 


(2) Other Products of Fermentation Industries. 


Manufacture of Dairy Products and its distribution. 


This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
RAKESH SAHU, Under Secretary. 


भाग 1 J 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 199 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 


आपदा प्रबंधन विभाग 


कोण्डागांव, दिनांक 16 फरवरी 2024 


प्रारूप-एक 
(नियम 11) 


क्रमांक/523/202206200900049/अ-82/भू-अर्जन/2021-22.-- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा 
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक 
समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक 
समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई ) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के तहत्‌ अधिसूचना 
प्रकाशित की जाती है. 


नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्‌ :-- 


जिला 


(1) 


तहसील नगर/ग्राम क्षेत्रफल 


कुल खसरा कुल रकबा 


(2) (3) (4) 


लोक प्रयोजन का विवरण 


(5) 


कोण्डागांव 


कोण्डागांव तोतर 02 


0.050 हे. 


आदनार-तोतर मार्ग के कि.मी. 1/6 भंवरडीग नदी 
पर सेतु निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग में आने वाले 
ग्राम-तोतर की निजी भूमि हेतु. 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 23-02-2024 को समय 
11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन तोतर पर नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-- 


एक 


पांच 


लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण 


प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या-- 


प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों -- 


की अनुमानित संख्या. 


प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 


क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? 


क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार 
कर लिया गया है ? 


परियोजना का कुल लागत 


परियोजना से होने वाला लाभ 


आदनार-तोतर मार्ग के कि.मी. 1/6 भंवरडीग नदी पर 
सेतु निर्माण कार्य के पहुंच मार्ग में आने वाले ग्राम-तोतर 
की निजी भूमि हेतु. 


02 
निरंक 


निरंक 


निरंक 


हां 0.050 हेक्टेयर 


हा 


1088.81 लाख 


प्रस्तावित सेतु निर्माण के पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को 
जिला मुख्यालय, ब्लाक मुख्यालय आने-जाने हेतु वर्ष 
पर्यन्त आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी. 


200 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 [ भाग 1 
wa प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा — 5.00 लाख 
उस पर होने वाला संभावित व्यय. 
ग्यारह परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक 
उपरोक्त भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो वह fated तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा 
सकेगी. 


कोण्डागांव, दिनांक 16 फरवरी 2024 


प्रारूप-एक 
(नियम 11) 


क्रमांक/544/201703201400002/अ-82/भू-अर्जन/2016-17.-- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा 
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक 
समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक 
समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई ) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के ded अधिसूचना 
प्रकाशित की जाती है. 


नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्‌ :-- 


जिला तहसील नगर/ग्राम क्षेत्रफल लोक प्रयोजन का विवरण 
कुल खसरा कुल रकबा 
(1) (2) (3) (4) (5) 
कोण्डागांव 'फरसगांव सिरसीकलार 01 0.668 हे. जैतपुरी-कबोंगा-हाथीपखना मार्ग के कि.मी. 1/8 


भंवरडीह नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण कार्य 
हेतु. 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 29-02-2024 को समय 
11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन सिरसीकलार पर नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-- 


एक 


दो 


तीन 


पांच 


आठ 


लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — 


प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या -- 
अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या-- -- 


प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों -- 
की अनुमानित संख्या. 


प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य -- 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 


क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? -- 


क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार -- 
कर लिया गया है ? 


परियोजना का कुल लागत — 


जैतपुरी-कबोंगा-हाथीपखना मार्ग के कि.मी. 1/8 
भंवरडीह नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण कार्य हेतु. 


01 


695.00 लाख 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 201 


नौ परियोजना से होने वाला लाभ — आसपास के ग्रामीण जनों को पुल बनने से बारहमासी 
आवागमन की सुविधा होगी. 
दस प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा. -- 5.00 लाख 
उस पर होने वाला संभावित व्यय. 
ग्यारह परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक 


उपरोक्त भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो वह fated तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा 
सकेगी. 


कोण्डागांव, दिनांक 16 फरवरी 2024 


प्रारूप-एक 
(नियम 11) 


क्रमांक/545/202107201400021/अ-82/भू-अर्जन/2021-22.-- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा 
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक 
समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक 
समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई ) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के तहत्‌ अधिसूचना 
प्रकाशित की जाती है. 


नीचे अनुसूची में उल्‍्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्‌ :-- 


जिला तहसील नगर/ग्राम क्षेत्रफल लोक प्रयोजन का विवरण 
कुल खसरा कुल रकबा 


(1) (2) (3) (4) (5) 


कोण्डागांव 'फरसगांव 1. पावड़ा 02 0.865 हे. पावड़ा-रांधना मार्ग के कि.मी. 3/7 बारदा नदी पर 
2. झाकरी 03 0.849 हे. सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु. 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28-02-2024 को समय 
11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन पावड़ा पर नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-- 


एक लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — पावड़ा-रांधना मार्ग के कि.मी. 3/7 बारदा नदी पर सेतुमय 
पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु. 


दो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या -- 05 

तीन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या-- -- निरंक 

चार प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों -- निरंक 
की अनुमानित संख्या. 

पांच प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य -- निरंक 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 


छः क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — 1.714%. 


202 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 [ भाग 1 


सात क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार -- हॉ 
कर लिया गया है ? 
आठ. परियोजना का कुल लागत = 1117.00 लाख 
नौ परियोजना से होने वाले लाभ — आसपास के ग्रामीण जनों को पुल बनने से बारहमासी 


आवागमन की सुविधा होगी. 


wa प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा . -- 5.00 लाख 
उस पर होने वाला संभावित व्यय. 
Tre परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक -- निरंक 


उपरोक्त भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो वह fated तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा 
सकेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला सकती, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


सकती, दिनांक 17 जनवरी 2024 


क्रमांक 01/अ-82/2019-20.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ 
अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना 
दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों 
का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
सकती मालखरौदा नरियरा 1.568 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण बसंतपुर-परसदा-घोघरी 
प.ह.न॑ं. 19 विभाग संभाग, AT. मार्ग निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सकती के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
नुपूर राशि पन्‍ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


भाग 1 J 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 203 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 9 फरवरी 2024 


प्र. क्रमांक 07/अ-82/2021-22/575.-- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-गौरेला-पेण्ड़ा मरवाही 
(ख) तहसील-मरवाही 
(ग) नगए/ग्राम-चंगेरी 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.096 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) 
2980/1 0.061 
2980/2 0.045 
2980/3 0.040 
2980/4 0.040 
2982/1, 2983/1 0.150 
2983/2 0.150 
2984/5 0.178 
2982/3 0.149 
2978 0.283 
योग 10 1.096 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करहनी एनीकट 
योजना के शीर्ष कार्य/डुबान कार्य हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
प्रियंका ऋषि महोबिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन, 
सेक्टर-24, सरदार वल्‍लभ भाई पटेल भवन, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6036.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2022-23/2087-2088 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके कार्यभार 


ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


श्री नारायण कुर्रे 

श्री महेश शर्मा 

श्री श्रवण निषाद 

श्री रामचंद साहू 

श्री शेष नारायण बघेल 

श्रीमती सरोज वर्मा 

श्री विजय शर्मा (व्यापारी प्रतिनिधि) 


29 21000 a oe ee 0 


अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) Hl धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री गयाराम, संयुक्त 
संचालक (कृषि) संभागीय कार्यालय रायपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति रायपुर, जिला रायपुर का 


भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


204 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 [ भाग 1 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2023-24/6038.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2 )/ भा.अधि./2022-23/2145-2146 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति नवापारा, जिला-रायपुर (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों कौ भारसाधक समिति उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री गोपेश ध्रुव अध्यक्ष 
2. श्री भागवत साहू उपाध्यक्ष 
3. श्री मोहन देवांगन सदस्य 
4. श्री कामता यादव सदस्य 
5. श्री खेमचंद गिलहरे सदस्य 
6. श्रीमती पुष्पा साहू सदस्य 
72 श्री महेश लालवानी (व्यापारी प्रतिनिधि) सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री राजेन्द्र देवांगन, 
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, नवापारा, जिला रायपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति नवापारा, जिला रायपुर 
का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 
क्रमांक/बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2023-24/6040.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2 )/ भा.अधि./2022-23/2143-2144 रायपुर 


दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके कार्य भार 
ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री देवनाथ साहू अध्यक्ष 
2. श्री हिरेश कुमार चन्द्राकर उपाध्यक्ष 
3. श्रीमती कुसुमलता साहू सदस्य 
4. श्री खिलेश कुमार चेलक सदस्य 
5. श्री सहदेव धीवर सदस्य 
6. श्री मुरारी यादव सदस्य 
7. श्री मनीराम पटेल (व्यापारी प्रतनिधि). सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री गोपाल प्रसाद 
वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, आरंग, जिला रायपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति आरंग, जिला 
रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 
क्रमांक/बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2023-24/6042.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2022-23/2089-2090 रायपुर 


दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके कार्य भार 
ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्रीमती शांता वर्मा, मानपुर तुलसी अध्यक्ष 
9; श्री किरण ठाकुर उपाध्यक्ष 
3. श्री ठाकुर नारंग सदस्य 
4. श्री बलराम नशीने सदस्य 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 205 


5. श्री अरूण साहू सदस्य 
6. श्री जितेन्द्र चन्द्राकर सदस्य 
Zi श्री सुनील सोनी (व्यापारी प्रतिनिधि) सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) Hl धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री के. एन. रस्तोगी, 
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, नेवरा, जिला रायपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति नेवरा, जिला रायपुर का 
भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 
क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6044.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2022-23/2085-2086 रायपुर 


दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री हेमलाल धीवर अध्यक्ष 
2. श्री सेवक राम पटेल सलोनी उपाध्यक्ष 
3. श्री मनमोहन कुर्रे सदस्य 
4. श्री दिनेश साहू सदस्य 
5, श्री लोकेश साहू सदस्य 
6. श्रीमती भुनेश्वरी सिन्हा सदस्य 
7. श्री रानू राठी (व्यापारी प्रति.) सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री एल. पी. तिवारी, 
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, अभनपुर, जिला रायपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति अभनपुर, जिला रायपुर 
का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6046.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2022-23/2093-2094 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक 
समिति उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री सुशील शर्मा अध्यक्ष 
2. श्रीमती चित्ररेखा साहू उपाध्यक्ष 
3. श्री अमरनाथ नेताम केशला सदस्य 
4. श्री के. के. नायक सदस्य 
5. श्री अश्विनी बारले पौसरी सदस्य 
6. श्री दीपक टिकरिहा सदस्य 
7. श्री नरेन्द्र भूषानियां (व्यापारी vias) = सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) Hl धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री बलवंत नारायण 
वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सिमगा, जिला बलौदाबाजार- भाटापारा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति 
भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


206 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 [ भाग 1 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2023-24/6048.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2022-23/2077-2078 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक 
समिति उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री तुलसी वर्मा अध्यक्ष 
2. श्री सुकालू राम यदु उपाध्यक्ष 
3. श्री कृपाराम साहू सदस्य 
4. श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव सदस्य 
5. श्री सुंददलाल साहू सदस्य 
6. श्री विरेन्द्र बहादुर HE सदस्य 
7. श्री सनत कुमार वर्मा (व्यापारी प्रति... सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री दीपक कुमार 
नायक, उप संचालक कृषि, जिला बलौदाबाजार- भाटापारा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बलौदाबाजार, 
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 
क्रमांक/बी-4/1/32( 2)/भा.अधि./2023-24/6050.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2022-23/2081-2082 रायपुर 


दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक 
समिति उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री महेश शर्मा अध्यक्ष 
2. श्री भूपेन्द्र नायक उपाध्यक्ष 
3. श्री राजेन्द्र यादव सदस्य 
4. श्रीमती टीकम बाई साहू सदस्य 
5. श्री भवानी प्रसाद श्रीवास सदस्य 
6. श्रीमती सविता पाण्डेय सदस्य 
ce श्री खगेश पटेल (व्यापारी प्रति.) सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री धनेश्वर साय, 
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कसडोल, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति 
कसडोल, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 
क्रमांक/बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2023-24/6052.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2 )/ भा.अधि./2022-23/2083-2084 रायपुर 


दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति भटगांव, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति 
उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री ताराचंद देवांगन अध्यक्ष 
2, श्री पुरीराम साहू उपाध्यक्ष 
3. श्री गुलाम मुर्तजा खान सदस्य 
4. श्री परमानंद साहू सदस्य 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 207 


5. श्री मुद्रिका राय सदस्य 
6. श्रीमती मनटोरी साहू सदस्य 
7. श्री मुरली मनोहर साहू (व्यापारी प्रति.) सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री डी. आर. 
केसरवानी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी 
समिति भटगांव, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 
क्रमांक/बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2023-24/6054.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2022-23/2091-2092 रायपुर 


दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति राजिम, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री रामकुमार गोस्वामी अध्यक्ष 
2. श्री मनोज ag उपाध्यक्ष 
3. श्री नत्थूराम कश्यप सदस्य 
4. श्री संतोष देवांगन (व्यापारी प्रति.) सदस्य 
5. श्री जोहनूराम साहू सदस्य 
6. श्री शतानंद निषाद सदस्य 
7. श्रीमती कुंती बंजारे सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) Hl धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री बी. आर.साहू, 
वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, राजिम, जिला गरियाबंद को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति राजिम, जिला 
गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 
क्रमांक/बी-4/1/32( 2 )/ भा.अधि./2023-24/6056.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2022-23/2075-2076 रायपुर 


दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री ओम राठौर अध्यक्ष 
2. श्री सुखचंद बेसरा उपाध्यक्ष 
3. मोहम्मद जूली मेमन सदस्य 
4. श्री दीपक पाण्डेय सदस्य 
5. श्री चन्द्रभूषण चौहान सदस्य 
6. श्री चन्द्रहास साहू सदस्य 
Zz श्री यशपेन्द्र शाह सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री जी. के. ठाकुर 
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, गरियाबंद, जिला गरियाबंद को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति गरियाबंद, जिला 
गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


208 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 [ भाग 1 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2023-24/6058.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2022-23/2079-2080 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री हीरा बंजारे अध्यक्ष 
2, श्री गोविंद राम साहू उपाध्यक्ष 
3. श्री थनवार यादव सदस्य 
4. श्री जब्बर चन्द्राकर सदस्य 
5, श्री चमन सिन्हा सदस्य 
6. श्री आलोक नायक सदस्य 
7. श्री दीपक साहू सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री फागुराम कश्यप, 
उप संचालक कृषि, जिला महासमुन्द को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति महासमुंद, जिला महासमुंद का 
भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 
क्रमांक/बी-4/1/32( 2)/भा.अधि./2023-24/6060.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2022-23/2095-2096 रायपुर 


दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री तेजन चन्द्राकर अध्यक्ष 
2. श्री केजू चक्रधारी उपाध्यक्ष 
3. श्री हरिशंकर यादव सदस्य 
4. श्री लालराम मांझी सदस्य 
5. श्री नवल गायकवाड़ सदस्य 
6. श्रीमती जीवनबाला शर्मा सदस्य 
7. श्री भूपेन्द्र ठाकुर सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री एल.एन. नेताम, 
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बागबाहरा, जिला महासमुन्द को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा, 
जिला-महासमुंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 
क्रमांक/बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2023-24/6062.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2022-23/2097-2098 रायपुर 


दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति सराईपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्रीमती सीता पटेल अध्यक्ष 
2. श्री विवेक अग्रवाल उपाध्यक्ष 
3. श्री जयदेव भोई सदस्य 
4. श्री क्षेत्रों सिदार सदस्य 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 209 


5. श्री दिपेश साहू सदस्य 
6. श्री दामोदर चौहान सदस्य 
7 श्री जयंत चौधरी सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) Hl धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री विवेक पटेल, 
अनुविभागीय अधिकारी कृषि, अनुविभाग, सराईपाली, जिला महासमुन्द को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति 
सराईपाली, जिला-महासमुंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 
क्रमांक/बी-4/1/32(2 )/भा.अधि./2023-24/6064.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2022-23/2099-2100 रायपुर 


दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बसना, जिला-महासमुंद (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री मनदीप सिंह सलूजा अध्यक्ष 
2. श्री महेन्द्र कुमार नायक उपाध्यक्ष 
3. श्री देवेन्द्र सिंह सदस्य 
4. श्री दिव्यकिशोर बारिक सदस्य 
5. श्रीमती रेणुका साव सदस्य 
6. श्री अनीश फुलारा सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री पी. एन. सामल, 
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बसना, जिला महासमुन्द को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बसना, जिला- 
महासमुंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


यशवंत कुमार, 
संचालक. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 


Bilaspur, the 27th January 2024 


No. 01/L.G./2024/II-3-7/2005.—Shri Ramjivan Dewangan, Judge Family Court, Mahasamund is hereby, 
granted commuted leave for 03 days from 11-10-2023 to 13-10-2023 along with permission to remain out of head- 
quarters from 11-10-2023 till before the Court hours of 16-10-2023 and commuted leave for 02 days on 26-12-2023 
& 27-12-2023. 


During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately 
before proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Dewangan, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 72 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as 
on date. 


210 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 [ भाग 1 


Bilaspur, the 27th January 2024 


No. 02/L.G./2024/II-2-14/2015.—Shri Sudhir Kumar, the then Registrar (Vigilance), High Court of 
Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 03 days from 28-11-2023 to 30-11-2023 along with permis- 
sion to leave headquarters from the evening of 25-11-2023 till 30-11-2023. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 155 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date. 


Bilaspur, the 27th January 2024 


No. 03/L.G./2024/II-3-7/2018.—Shri Govind Narayan Jangde, District & Sessions Judge, Surajpur is hereby, 
granted earned leave for 13days from 22-12-2023 to 03-01-2024 along with permission to remain out of headquarters 
from 22-12-2023 to 03-01-2024. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Jangde, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 296 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date. 


Bilaspur, the 27th January 2024 


No. 04/L.G./2024/M-3-40/2010.—Shri Vijay Kumar Hota, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar 
(Dantewara) is hereby, granted earned leave for 01 day on 12-12-2023 along with permission to leave headquarters 
from 12-12-2023 till before the office hours of 13-12-2023 and earned leave for 10 days from 01-01-2024 to 10-01- 
2024 along with permission to leave headquarters from 31-12-2023 to 10-01-2024. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Hota, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 278 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date. 


Bilaspur, the 27th January 2024 


No. 05/L.G./2024/M-2-11/2017.—Dr. Pragya Pachouri, District & Sessions Judge, Balod is hereby, granted 
earned leave for 10 days from 31-10-2023 to 09-11-2023 along with permission to remain out of headquarters and 
earned leave for 03 days from 19-12-2023 to 21-12-2023 along with permission to remain out of headquarters. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 211 


During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Dr. Pachouri, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 99 days of earned leave are remaining in her leave account as 
on date. 


Bilaspur, the 27th January 2024 


No. 06/L.G./2024/II-3-23/2010.—Shri Shailesh Kumar Tiwari, Special Judge (Atrocities), Durg is hereby, 
granted earned leave for 02 days on 31-12-2023 to 01-01-2024 in continuation of winter vacation along 
with permission to remain out of headquarters after the office hours of 21-12-2023 till before the office hours of 
02-01-2024. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 298 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date. 


Bilaspur, the 27th January 2024 


No. 07/L.G./2024/II-2-19/2015.—Smt. Satyabhama Ajay Dubey, District & Sessions Judge, Kabirdham 
(Kawardha) is hereby, granted commuted leave for 03 days from 03-10-2023 to 05-10-2023, earned leave for 04 days 
from 25-10-2023 to 28-10-2023 along with permission to remain out of headquarters from 21-10-2023 to 29-10-2023 
and earned leave for 04 days from 31-12-2023 to 03-01-2024 in continuation of winter vacation along with permis- 
sion to remain out of headquarters from 28-12-2023 to 03-01-2024. 


During the period of commuted leave & earned leave as the case may be, she shall be entitled to leave salary 
equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Smt. Dubey, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 106 days of half-pay-leave and 165 days of earned leave are 
remaining in her leave account as on date. 
Bilaspur, the 27th January 2024 
No. 08/L.G./2024/II-3-2/2015.—Shri Harish Chandra Mishra, Deputy Director, Chhattisgarh State Judicial 
Academy, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 08 days from 28-10-2023 to 04-11-2023 along with permission 
to leave headquarters from 24-10-2023 to 04-11-2023. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Mishra, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 300+03 days of earned leave are remaining in his leave account 
as on date. 


212 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2024 [ भाग 1 


Bilaspur, the 27th January 2024 


No. 09/L.G./2024/II-3-32/2007.—Shri D. N. Bhagat, Special Judge (Atrocities), Surguja (Ambikapur) is 
hereby, granted earned leave for 04 days from 25-10-2023 to 28-10-2023 along with permission to remain out of 
headquarters. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Bhagat, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 296 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date. 


Bilaspur, the 27th January 2024 


No. 10/L.G./2024/II-3-25/2007.—Shri Mansoor Ahmed, Judge, Family Court, Manendragarh, District-Koriya 
(Baikunthpur) is hereby, granted earned leave for 08 days from 10-11-2023 to 17-11-2023 along with permission to 
leave headquarters from 10-11-2023 to 19-11-2023. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Ahmed, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 297 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date. 


Bilaspur, the 27th January 2024 


No. 11/L.G./2024/II-3-36/2010.—Smt. Kirti Lakra, Judge, Family Court, Mungeli is hereby, granted earned 
leave for 03 days from 28-12-2023 to 30-12-2023 in continuation of winter vacation along with permission to remain 
out of headquarters from 25-12-2023 to 31-12-2023. 


During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Smt. Lakra, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 258 days of earned leave are remaining in her leave account as 


on date. 


By order of the High Court, 
AWADH KISHORE, Additional Registrar (ADMN.) 


